निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 आषाढ़ 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 800 ) पटना , वृहस्पतिवार , 11 जुलाई 2019 


सं० एल / एज०जी० - 14 - 12 / 2017 - 7006 

__ गृह विभाग (विशेष शाखा) 


संकल्प 

3 जुलाई 2019 
श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध बिना 
अनुमति / अवकाश स्वीकृत कराए सरकारी वाहन के साथ मुख्यालय छोड़ने, नशे की हालत में मारपीट करने संबंधी 
आरोपों के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक - सह - उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार , पटना 
के पत्रांक - 1550 , दिनांक 03.05. 2017 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण 
एवं अपील ) नियमावली - 2005 के नियम - 9(1)( क ) एवं (ग ) के तहत श्री सिंह को आदेश निर्गत की तिथि से 
अगले आदेश तक विभागीय कार्यवाही के अधीन विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 4215, दिनांक 19.05. 2017 द्वारा निलंबित 
किया गया । 

2. बिहार गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के आधार पर गठित आरोप प्रपत्र क साक्ष्य 
सहित संलग्न करते हुए आरोपित श्री सिंह से विभागीय पत्रांक - 4518, दिनांक 25.05.2017 द्वारा बचाव अभिकथन की 
मांग की गई । श्री सिंह द्वारा समर्पित बचाव अभिकथन, दिनांक 12. 06. 2017 , समादेष्टा , मुख्यालय , बिहार गृह रक्षा 
वाहिनी, पटना के पत्रांक - 2356 , दिनांक 23. 06 .2017 के माध्यम से विभाग में प्राप्त हुआ । श्री सिंह से प्राप्त बचाव 
अभिकथन पर विभागीय पत्रांक - 6962 , दिनांक 28.07.2017 द्वारा महासमादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना से मंतव्य 
की माँग की गई, जिसके आलोक में मुख्यालय , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक - 3231, दिनांक 29.08. 2017 
द्वारा बिन्दुवार मंतव्य विभाग में प्राप्त हुआ । 

3. सम्यक विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली - 2005 के 
नियम - 17 (5)( क ) के अंतर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक - 8887 , दिनांक 09.10. 2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने 
का निर्णय लिया गया । इस हेतु विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी 
एवं जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुजफ्फरपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 11 जुलाई 2019 


___ 4. उक्त विभागीय कार्यवाही का अंतिम जाँच प्रतिवेदन विभागीय जाँच आयुक्त , सामान्य प्रशासन विभाग , 
बिहार, पटना - सह - संचालन पदाधिकारी से उनके पत्रांक - 178 अनु०, दिनांक 20. 02.2018 द्वारा प्राप्त हुआ, जिसमें 
आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित चार आरोपों में से तीन आरोप ( यथा आरोप संख्या - 1,2 एवं 4) को प्रमाणित 
बताया गया । उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक - 2723, दिनांक 04.04. 2018 द्वारा 
आरोपित पदाधिकारी से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई । महानिदेशक - सह - महासमादेष्टा , गृह रक्षा वाहिनी एवं 
अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक - 2055 , दिनांक 11. 05. 2018 के माध्यम से श्री सिंह द्वारा समर्पित लिखित 
अभ्यावेदन विभाग को प्राप्त हुआ । 

5. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह से प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन 
की समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, निलंबित जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुजफ्फरपुर 
को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम - 14 के तहत (I) संचयी प्रभाव से 
पाँच वेतन वृद्धियों पर रोक एवं (II ) देय तिथि से पाँच वर्षों के लिए अगली प्रोन्नति पर रोक संबंधी दंड विनिश्चित 
किया गया । 

6. श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, निलंबित जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुजफ्फरपुर के मामले में 
विनिश्चित दंडों के संबंध में विभागीय पत्रांक - 7963, दिनांक 04.09. 2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति 
माँगी गई । आयोग के पत्रांक - 3571, दिनांक 28. 03 .2019 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध अधिरोपित संचयी प्रभाव से 05 ( पाँच ) 
वेतनवृद्धियों पर रोक संबंधी विभागीय दण्ड प्रस्ताव से सहमति संसूचित की गई । 

___ 7. अतएव सम्यक् विचारोपरान्त आरोपित पदाधिकारी श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, निलंबित जिला समादेष्टा, बिहार 
गृह रक्षा वाहिनी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन 
से मुक्त करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम - 14 के तहत 
" संचयी प्रभाव से पाँच वेतन वृद्धियों पर रोक का दण्ड संसूचित किया जाता है । 

8. श्री सिंह को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अलावा कोई और भुगतान देय नहीं होगा । निलंबन 
अवधि, पेंशनादि की गणना हेतु कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी । 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में 
प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

विमलेश कुमार झा , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 800-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette.bih .nic . in 


